निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 1 


12 पौष 1940 ( श 0 ) 
पटना , 

बुधवार , 
जनवरी 2019 

( ई ० ) 


2 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि। 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


8-8 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


9-9 


2 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


पथ निर्माण विभाग 


- 


अधिसूचनाएं 

24 दिसम्बर 2018 
सं0 1 / विविध -41 / 2018-9815(S ) -- सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या -9706 दिनांक 20.07. 
2018 की कंडिका -5 (1 से vi) में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति हेतु मार्गदर्शक सिद्वान्त निरूपित 
किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका -5 (iii ) के आलोक में सभी प्रोन्नतियाँ मूल कोटि की वरीयता के स्थान पर फीडर कैडर 
के वरीयता के आधार पर दिया जाना है, फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-7235 ( एस ०) दिनांक 18.09.2018 के द्वारा बिहार 
अभियंत्रण सेवा वर्ग -1 के अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ( असैनिक) की फीडर कैडर 
की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था , तथा 15 दिनों के अन्दर दावा / आपत्ति की मांग की गयी थी । विभागीय 
आदेश संख्या -9688 (एस ०) दिनांक 20.12.2018 द्वारा दावा / आपत्ति का निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया । विभागीय 
आदेश संख्या-9688 (एस ०) दिनांक 20.12.2018 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.12.2018 को आहूत की गयी । उक्त 
बैठक में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -1 के मुख्य अभियंता (असैनिक ) की औपबंधिक वरीयता सूची पर प्राप्त दावा / आपत्ति पर 
विचार कर अनुशंसा किया गया । 

अतः सम्यक विचारोपरान्त समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -1 के मुख्य अभियंता (असैनिक ) 
का अन्तिम वरीयता ( संलग्न सूची के अनुसार) सूची निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव । 
बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -1 के मुख्य अभियंता (असैनिक ) की अन्तिम वरीयता सूची 

सीधी नियुक्ति का 


क्र ० 


नाम ( कोटि ) / गृह 
जिला 


शैक्षणिक 
योग्यता 


अभ्युक्ति 


सं ० 


कोटि 
( आरक्षित / 

गैर 
आरक्षित ) 


जन्म तिथि / 
सेवा निवृति की 

तिथि 


वर्ष, 
2010 
स ० अ ० 
सिविल 
लिस्ट का 
क्रमांक 


प्रथम 
नियोजन 
(नियुक्ति ) 
का कोटि 


वर्ष / मेघा 
क्रमांक / प्रतिशत 

प्राप्तांक 


सहायक 
अभियंता में 
प्रोन्नति का 
वर्ष / कनीय 
अभियंता के 


सेवा में योगदान 
की तिथि / सेवा 
संपुष्टि की तिथि 


वर्तमान ग्रेड 
/ प्रोन्नति की 

तिथि 


रूप में 


वरीयता 
क्रमांक 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


मुख्य अभियंता 


194 


आरक्षित 


आरक्षित 


1985/ 48.66 


39500 


15-01-1959 
31-01-2019 


लागू नहीं 


17-07-14 


B.Tech . 

Civil 


श्री सुधीर कुमार 
दास ( अ ० जा ०) / 
मुंगेर । 
श्री भवानी नन्दन 
( अ॰जा॰) / पटना 


2 


188 


आरक्षित 


आरक्षित 


1985/ 47.67 


लागू नहीं 


08-01-2003 


13-02-1960 
29-02-2020 


17-07-14 


B.Sc. 
Engg . 
( Civil ) 
M.Tech. 
Civil 


3 


263 


आरक्षित 


आरक्षित 


1987/209 


28-12-1963 
31-12-2023 


लागू नहीं 


17-07-14 


01-07-1987 
03-07-2004 


4 


430 


आरक्षित 


आरक्षित 


1987/1990 


25-12-1962 
31-12-2022 


17-07-14 


B.Tech. 
Civil 


लागू नहीं 


16-06-1987 
06.08.2005 


5 


129 


श्री वशिष्ठ 
नारायण(अ॰जा०) / 
बक्सर 
श्री राजकुमार लाल 
( अ॰जा०) / 
बेगुसराय । 
श्री चन्द्रशेखर / 
नवादा । 
श्री उमेश कुमार / 
नालंदा । 
श्री मनोज कुमार / 
पटना । 


गैर 
आरक्षित 


1981/ 51.07 


लागू नहीं 


18-07-17 


B.Tech . 

Civil 
A.M.I.E. 


14-07-1981 
08-01-2003 
03-07-2004 


6 


222 


गैर 
आरक्षित 

गैर 
आरक्षित 

गैर 
आरक्षित 


लागू नहीं 


1987/ 


23-05-18 


01-01-1959 
31-12-2018 
05-12-1960 
31-12-2020 
25-10-1960 
31-10-2020 
01-01-1961 
31-12-2020 


7 


गैर 
आरक्षित 

गैर 
आरक्षित 

गैर 
आरक्षित 


227 


1987/3 


लागू नहीं 


23-05-18 


B.Tech . 

Civil 
B.Tech . 

Civil 


18-06-1987 
03-07-2004 
26-06-1987 
08-01-2003 


8 


231 


श्री सुब्रत 


गैर 
आरक्षित 


1987/37 


लागू नहीं 


23-05-18 


सरकार / पटना । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 2 जनवरी 2019 


3 


: 


24 दिसम्बर 2018 
अधिसूचना संख्या - प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017-8903( E) - सरकार के आदेशानुसार अन्य विभाग एवं नगर 
परिषद् के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथ / पथांश को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय 
लिया जाता है 
क्र ० जिला का पथ प्रमण्डल पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई दायित्व रहित अनापत्ति 
स ० नाम का नाम 

( कि 0 मी 0 में ) प्रमाण पत्र का प्रसंग 
1 . नारायणपुर ( एस ० एच०-87) पिपराढी 27.00 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
सुपिलगाढ़ा- निमाही- पचड़ा- मधुरापुर 

अधिसूचना 
संधवाराबाँध- उदासी बाबा पुल ( अधवारा 

संख्या -11203, दिनांक 
नदी पर ) मधुबन बाजार चौक- पकड़ी 

02.11.18 
बसहा- नरहपुर- भवानीपुर- बथनाहा 
सीतामढ़ी सीतामढी ( एन ० एच०-104 ) योगवाना- (एन ० एच०-77 ) 

से मेजरगंज तक पथ । 
2. शंकर चौक (एन ०एच०-77 ) से बरियारपुर 5.00 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
चौक ( एन ० एच०-104) भाया अमघट्टा रोड 

अधिसूचना 
हुसैना मोड़ तक । 

संख्या -11743 , दिनांक 

24.11.18 
3 . मधुबनी मधुबनी बरैल चौक आर ० सी ० डी ० पथ से बड़हारा 13.52 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
होते हुए अंधराठाढ़ी आर ० सी ० डी ० पथ । 

अधिसूचना 
संख्या -11631, दिनांक 

22.11.18 
4. 

गया जिलान्तर्गत गया शेरघाटी भाया 8.9 
चेरकी एम ० डी ० आर ० पथ में सगाही नहर 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
से एन ० एच०-2 अमन चैन होते 

अधिसूचना 
गया शेरघाटी हुए एन ० एच०-99 बाल्टि फैक्ट्री तक । 

संख्या -9977 , दिनांक 
5 . गया जिला के गुरूआ बैजुधाम पुल के 4.00 

19.09.18 
पश्चिम छोर से मोरहर नदी, गौसपुर, चिलौर , 

अकौथरा , तांती होते हुए मंझार साईड तक 
6 . समस्तीपुर समस्तीपुर इंद्र वारा कारिख बाबा मंदिर से ( भाया 13.10 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
राजकीय मेला क्षेत्र केवल बाबा स्थान एवं 

अधिसूचना 
दरबा होते हुए ) मरीचा चौक । 

संख्या -11044, दिनांक 

31.10.18 एवं सं ० 

2053 दि . 05.12.18 
7 . जहानाबाद जहानाबाद डहरपुर से सातनपुर भाया अहियासा पथ । 

5.00 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 
संख्या -11629 , दिनांक 

22.11.18 
8 . इस्लामनगर से भलुआना पथ 

13.120 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 

संख्या -11128 , दिनांक 
जमुई जमुई 

01.11.18 
9 . केनुहाट- रतनपुर पथ से लडुम्बा भाया 10.241 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
गुगुलडीह । 

अधिसूचना 
संख्या -12026, दिनांक 

04.12.18 
10 . दरभंगा बेनीपुर रोसड़ा, मब्बीढ़ाला, राजघाट से सतीघाट पथ । 8.4 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 
संख्या -11667 , दिनांक 

23.11.18 
11 . रंगीला चौक गोदाम पोखर- लोमा 8.00 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
ढेलफोड़वा पथ । 

अधिसूचना 
संख्या -12030 , दिनांक 

04.12.18 


4 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


12. 


9.00 


2.50 


13. 
14. 


0.5 


वैशाली 


हाजीपुर 


ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 
संख्या -12028 , दिनांक 

04.12.18 


15 . 


हरौली- सराय पथ । 
दिग्घी कला यादव द्वार अदलपुर पथ । 
जी ० एम ० ऑफिस के सामने पश्चिम अदलबड़ी 
जाने वाली पथ । 
सेन्दुआरी वासुदेवपुर- चपुता- धोबघट्टी 
( एन ० एच०-77 ) पथ । 
चन्द्रालय- बलवा- कोआरी पथ । 
देवराज पथ । 
सर्किट हाउस हाजीपुर से अम्बेदकर बालिका 
छात्रावास तक पथ 
लालगंज- मानपुर जतकौली पथ । 


3.5 


16. 


3.5 


17. 


2.5 


18. 


3.00 


19. 


14.15 


20 . 


जौहरी बाजार से डी ० एम ० आवास तक पथ । 


0.40 


21. 


सहरसा 


सहरसा 


हवाई अड्डा चौक से टुडे शोरूम सराही होते 
हुए नया बाजार होते हुए बायपास रोड तक । 


2.118 


नगर कार्यपालक 
पदाधिकारी, नगर 
परिषद् हाजीपुर का 
पत्रांक -2646, दिनांक 

27.11.18 
नगर विकास एवं 
आवास विभाग का 
पत्रांक -588 , दिनांक 

29.01.18 
ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 
संख्या -12331, दिनांक 

12.12.18 
ग्रा 0 का 0 वि 0 की 

अधिसूचना 
संख्या -12329 , दिनांक 

12.12.18 


22 


पटना 


नवही - सरासत - नौबतपुर पथ 


7.90 


पटना 
पश्चिम 


23 


भाजपुर 


शहाबाद 


0.80 


करथ - सकला - नासरीगंज पथ का पथांश 
करथ काव पुल से करथ नहर पुल तक । 


। 


2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार 
संबंधित विभाग / नगर परिषद् से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित 
पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता ( अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें । 
अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे 

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा । 
अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
लक्ष्मी नारायण दास , अभियंता प्रमुख - सह 

अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


24 दिसम्बर 2018 
सं0 प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017-8891( E) - सरकार के आदेशानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग / 
नगर निगम / नगर पंचायत के स्वामित्व वाले निम्न पथ पर पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ निर्माण एवं इसके संधारण कार्य हेतु 
निर्णय लिया जाता है : 
क्र ० जिला पथ प्रमण्डल पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई दायित्व रहित 
स ० का नाम का नाम 

( कि 0 मी 0 में ) अनापत्ति प्रमाण पत्र 

का प्रसंग 
सारण छपरा सारण जिला अन्तर्गत समाहरणालय के सामने 

नगर आयुक्त , नगर 
नगर थाना चौक से जोगिनिया कोठी होते हुए 

निगम, छपरा के 
छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन ओभर ब्रिज तक 

पत्रांक -1571, 
पथ । 

दिनांक 27.11.18 


1 


1.2 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


5 


2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता उपर्युक्त पथ को विभागीय पंजी में संधारित करते हुए नगर 
निगम एवं नगर परिषद् एक्ट के अनुरूप पथ निर्माण कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे । 

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा । 
अधिग्रहण /निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख - सह 

अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 सितम्बर 2018 
सं 0 1/ स्था 0 (2 ) 204 / 2018–3107 -- एम 0 जे 0 सी 0 संख्या -1519 / 2014 प्रमोद कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं 
अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 
5 / प्रो0-37-03 / 2018 (62) लो 0 से 0 आ 0 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्राप्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री 
प्रमोद कुमार झा , तत्कालीन प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31.10.2017) प्रभारी जिला गव्य 
विकास पदाधिकारी को दिनांक 21.12.2011 के प्रभाव से (भूतलक्षी प्रभाव से) जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित 
वेतनमान 9300-34800 / - + ग्रेड वेतन रू 0 4800 / - में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. यह प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम 0 जे0 सी 0 संख्या -1519 / 2014 में पारित आदेश के आलोक में दिया 
गया है । अतएव इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा । इस आधार पर किसी अन्य के द्वारा किये गये दावा मान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव । 


27 दिसम्बर 2018 
सं 0 5 नि ० गो ०वि ० (8) 03 / 2015-290 /निगो0 -- श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक ( रा ० प०ई), मत्स्य 
निदेशालय, बिहार , पटना के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी मामला निगरानी थाना 
कांड संख्या -037 / 2015 दिनांक -11.05.2015, धारा -13 (2), सह पठित धारा -13 (1) (ई), भ्र ० नि ० अधि ०,1988 के तहत दर्ज किया 
गया, जिसमें श्री मधुप को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 9 (1) (ग) के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक ( रा० प ० ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार , पटना 
को विभागीय अधिसूचना संख्या 08 दिनांक 14.01.2016 द्वारा निलंबित किया गया तथा श्री मधुप के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप - पत्र 
गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कि गयी । 

श्री मधुप द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी ० डब्लू ० जे ० सी ० संख्या 
17016/2017 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 30.04.2018 को पारित न्याय निणय के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री योगेन्द्र 
कुमार मधुप , तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक ( रा० प०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार , पटना को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार 
द्वारा लिया गया है । 

1. अतः दिनांक 30.04.2018 को पारित माननीय न्यायालय के आदेश के दृष्टिपथ में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के 
आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार मधुप, तदेन् संयुक्त मत्स्य निदेशक ( रा० प ०ई), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबन से मुक्त किया 
जाता है । 

2. निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्री मधुप, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अपना योगदान समर्पित 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2018 
सं 0 1 / स्था o- पदा0-02 / 2016 / 9552 / वि 0 -- श्री दिलीप कुमार ( आई0 टी 0 एस0-93), निदेशक , भविष्य 
निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार , पटना को केन्द्रीय असैनिक सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम -26 के 
अन्तर्गत दिनांक 21.12.2018 से 28.12.2018 तक कुल 08 ( आठ) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 29.12. 
2018 ( शनिवार) एवं दिनांक 30.12.2018 (रविवार ) को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 
2. इसमें माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह, विशेष सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 दिसम्बर 2018 
सं0 1 / सह.रा.स्था.बि.स.से.(अंके.)स्थाना.- 16 / 2012 / 3989 -- बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी 
श्री जितेन्द्र कुमार, उप मुख्य अंकेक्षक , सहयोग समितियाँ, बिहार राज्य को - ऑपरेटिव बैंक, पटना ( अति प्रभार संयुक्त निबंधक 
( अंकेक्षण ), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी / जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ , 
मगध प्रमंडल , गया एवं उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, भूमि विकास बैंक , पटना का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव 
से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


29 नवम्बर 2018 
सं0 01 / रा.स्था.विविध -32 / 2018 सह. - 3859 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त निबंधक, 
सहयोग समितियाँ वेतनमान लेवल -12 कोटि के पदाधिकारी श्री ललन शर्मा, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ (गव्य), 
बिहार , पटना को तदेन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प 
ज्ञापांक -7457 दिनांक -11.09.2002 में निहित प्रावधान के आलोक में अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ वेतनमान लेवल -13 के 
पद पर सशर्त तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक होगी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या -4880 / 2017 राज्य 
सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित 


होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ऋचा कमल, उप – सचिव । 


7 दिसम्बर 2018 
सं 0 08 / नि.को.(रा.)निग .- 109 / 2018-3992 -- श्री विरेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी.- सह -जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक -04.06.2018 को 
परिवादी श्री सुजीत कुमार से रू . 1,50,000 / - (एक लाख पचास हजार) रूपये रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किये 
जाने एवं न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या -025 / 2018 
दिनांक -06.06.2018 की धारा -7 / 13(2) सह - पठित - धारा -13(1)(5 ) भ्र.नि.अधि ., 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय 
अधूिसचना ज्ञापांक -2244 दिनांक -10.07.2018 द्वारा दिनांक 04.06.2018 के प्रभाव से निलंबित किया गया है । 

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 29.10.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार के द्वारा अपना योगदान निर्धारित 
मुख्यालय में समर्पित किया गया । सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली -2005 के नियम -9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है । योगदान की तिथि से श्री कुमार 
निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी) । 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


7 


7 दिसम्बर 2018 
सं ० 08 / नि.को.( रा.)निग. - 109 / 2018-3993 -- श्री विरेन्द्र कुमार , 

कुमार, महाप्रबंधक , आई.सी.डी.पी. - सह - जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक -04.06.2018 को 
परिवादी श्री सुजीत कुमार से रू . 1,50,000 / - (एक लाख पचास हजार) रूपये रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किये 
जाने एवं न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या -025 / 2018 
दिनांक -06.06.2018 की धारा -7 / 13(2) सह - पठित - धारा -13(1)(5 ) भ्र.नि.अधि ., 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय 
अधूिसचना ज्ञापांक -2244 दिनांक 10.07.2018 द्वारा दिनांक -04.06.2018 के प्रभाव से निलंबित किया गया है । 

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक -29.10.2018 के पूर्वाह्न में श्री कुमार के द्वारा अपना योगदान 
निर्धारित मुख्यालय में समर्पित किया गया । सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली -2005 के नियम -9(3)(i) के अन्तर्गत इनका योगदान विभागीय अधूिसचना ज्ञापांक -3992 दिनांक-07.12.2018 द्वारा 
स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया । 

परन्तु चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध ट्रेप केस के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या -025 / 2018 दिनांक -06.06 . 
2018, धारा -7 / 13(2) सह - पठित - धारा -13(1)(5) भ्र.नि.अधि ., 1988 दर्ज है तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित 
की जानी है । अतः इनका निलंबन कार्यहित में आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो । 

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम -9(1)( क ) तथा 9(1)( ग ) के 
अन्तर्गत उन्हें योगदान की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय - कार्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित 
किया जाता है । 

4. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी) । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

28 दिसम्बर 2018 
सं 0 05 / स्था 0 ( DTO) -30/2013 ( खण्ड -1)-8339 -- श्री प्रभात कुमार झा , (बि 0 प्र0 से0, कोटि क्रमांक -966 / 2011 ) 
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी , कैमूर का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा -3 
का प्रयोग करते हुए श्री झा को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने 
की तिथि से प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 41-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 1811--मैं , स्वाति सिंह (SWATI SINGH), पिता - स्व 0 डा0 सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, पतिः श्री अमित कुमार , 
वर्तमान निवासी: A - 69 पी 0 सी 0 कॉलोनी, कंकड़बाग , पोस्ट - लोहियानगर, थानाः कंकड़बाग, पटना, बिहार शपथ पत्र सं 0 
9514 / 30.5.18 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे शैक्षणिक रेकार्ड में मेरा नाम पी 0 एस0 स्वाति है । अब से मैं स्वाति सिंह के नाम 
से जानी जाऊंगी । 

स्वाति सिंह । 
No. 1811---1, SWATI Singh D / o Late Dr. Sidheshwar Prasad Singh W / o Sri Amit Kumar 
presently residing at A -69, P.C. Colony , AT+ PS -Kankarbagh , P.O.-Lohianagar, Patna, Bihar 
solemnly affirm and state that my name in educational record is P.S. Swati. Now I shall be 
known as Swati Singh . Affidavit no . 9514 / 30.5.2018 . 

Swati Singh. 


सं 0 1813 -- मैं , विपिन कुमार, पिता - श्री शिव कुमार सिंह, निवासी स्टेशन रोड, खुसरुपुर पटना । शपथ पत्र संख्या 
17863 दिनांक 10.08.2018 के 

कुमार 

सिंह दोनों एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों नामों से जाने 
एवं पहचाने जाते हैं । 


अनुसार विपिन 

कुमार एवं विपिन 


विपिन कुमार । 


सं 0 1826 -- मैं , कुमारी सुरभि सिंह , पिता - संजय कुमार, ग्राम + पोस्ट - पचौरा , थाना- हरनौत , जिला- नालंदा, 
शपथ पत्र संख्या-2 1 767 तारीख 24.09.18 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अब मैं सुरभि सिंह के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

कुमारी सुरभि सिंह । 
No. 1826 ---I, Kumari Surabhi Singh, D/ o Sanjay Kumar , R/ o Vill + PO- Pachoura, P.S. 
Harnaut, Dist-Nalanda now will be known as Surabhi Singh vide Affidavit No. 21767 dated 
24.09.2018 for all future purposes . 

Kumari Surabhi Singh . 


No. 1827 ---I, Alisha, D /o Sahatam Pandit , R /o Indrapuri, Road no . 10 , P.O.-Keshri nagar, 
P.S. - Patliputra, Distt .- Patna -24 declare vide Affidavit no . 76 dated 15.10.2018 that now onwards 
I shall be known as Alisha Pandit. 

Alisha. 


No. 1828--- I, Rakesh Kumar S / o Bikau Singh, Resident of 27 , New, M.O.Q. IGIMS , 
Sheikhpura, B.V.College , Patna declare that by affidavit no . 14290 dated 06-07-2018 . I will be 
known as Rakesh Kumar Singh for all future purpose . 

Rakesh Kumar. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 जनवरी 2019 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 एल / एच ० जी०-14-18 / 2018--11479 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 

21 दिसम्बर 2018 
श्री मो ० शरफुद्दीन , जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के द्वारा विज्ञापन सं०-02 / 2011 के आलोक में 
गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन एवं अन्य कतिपय मामलों में किये गये अनियमितता के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र - क में 
गठित कर साक्ष्य सहित जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक - 02-1401 / सा ० , दिनांक 28.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराया 
गया । 

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ( समय - समय पर यथा संशोधित) के 
नियम -17 के अधीन मो ० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को आरोप के मदों की प्रति , अवचार या 
कदाचार के लक्षणों का अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सूची भेजते हुए उनसे लिखित बचाव अभिकथन की मांग 
विभागीय पत्रांक -9700, दिनांक 25.10.2018 द्वारा की गई । आरोपित द्वारा अपना बचाव अभिकथन उपलब्ध न कराकर अपने 
कार्यालय के पत्रांक -771, दिनांक 24.11.2018 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु और 15 (पंद्रह ) दिनों का समय दिए 
जाने का अनुरोध किया गया । 

3. श्री मो ० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के विरूद्ध आरोप प्रपत्र क पर बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया 
गया । विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त करने तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु महासमादेष्टा, मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को निदेश 
दिए जाने का निर्णय लिया गया । 

4. इस बीच श्री मो ० शरफुद्दीन के दिनांक 30.11.2018 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध गठित आरोप 
प्रपत्र क पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के बजाय बिहार पेंशन नियमावली के 
नियम -43 बी के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । 

उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव । 


5 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

41-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


